रजिस्ट्री सं . डी . एल . 33004/99 


भारत 

राजपत्र 

The Gazette of India 


सं . 476 ] 
No. 476 ] 


yeyjar 

POP 


सत्यमेव जयते 

का 


सी . जी . डी . एल . अ . - 03022023-243377 


718 GI / 2023 


CG - DL - E - 03022023-243377 


असाधारण 

EXTRAORDINARY 


भाग II— खण्ड 3 – उप खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3— Sub - section ( ii ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 


REGD . No. D. L. - 33004 / 99 


नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , फरवरी 2 , 2023 / माघ 13 , 1944 

NEW DELHI , THURSDAY , FEBRUARY 2 , 2023 / MAGHA 13 , 1944 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 2 फरवरी , 2023 

का.आ. 496 ( अ ) . – केन्द्रीय सरकार ने , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48 ) ( जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3 क की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क 
परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 934 ( E ) तारीख 02.03.2022 , जो भारत के राजपत्र , 
असाधारण , भाग II , खण्ड 3 , उपखंड ( ii ) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के उधमपुर 
जिले में NH - 244 के कि.मी. 0.000 से कि.मी. 4.862 सुद्धमहादेव दूंगा टनल एवम एप्रोच रोड तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के 
निर्माण ( दो / चार लेन का बनाने , आदि ) , अनुरक्षण , प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 


और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 क की उपधारा ( 3 ) के अधीन तारीख 13 मार्च , 2022 
को ' डेली एक्सेलसियर " और " अमर उजाला " दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया 


और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा ( 1 ) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट दे दी है ; 


( 1 ) 


[ PART II— SEC . 3 ( ii ) ] 

अतः अब , केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3 घ 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का 
पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 


2 


और अब , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा ( 2 ) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि 
इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर , उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप 
से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 


अनुसूची 

जम्मू और कश्मीर राज्य के उधमपुर जिले में NH - 244 के कि . मी . 0.000 से कि.मी. 4.862 सुद्धमहादेव द्रंगा 
टनल एवम एप्रोच रोड के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण | 


राज्य का नाम : जम्मू और कश्मीर 

क्रमिक सर्वेक्षण संख्या 

संख्या 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


1 


580 


तालुक का नाम : चेनानी 

गांव का नाम : बाछल 


580 


582 


582 


608 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


2 


615 


भूमि का प्रकार 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


सरकारी 


निजी 


3 


जिले का नाम : उधमपुर 

भूमि की प्रकृति 


4 


एग्रीकल्चर 


| एग्रीकल्चर 


एग्रीकल्चर 


भूमि का क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 


5 


0.3540999 


0.7902341 


0.423795 


| एग्रीकल्चर 0.423795 


नॉन एग्रीकल्चर 0.0278221 


नॉन एग्रीकल्चर 0.0252929 


भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 


6 


अकबर सोन ओफ शफी , मुहम्मद शरीफ सोन 
ओफ रमज़ान ( मोची ) 

( ५८० मिन ) 


सीता राम , 02 के 11 ऍम् , नीरज 

कुमार सोन 
ओफ सीता राम 01 कनाल , थ्रू गिफ्ट डीड . 
ओम पर्क्ष 03 के -11 ऍम् , हेम राज 03 के 
10 ऍम् , रोमेश कुमार 03 के -11 ऍम् , सुनील 
कुमार अंड दिलीप कुमार 03 के -09 ऍम् , सोन 
ओफ काका राम को शेयर . 

( ५८० मिन ) 


सीता राम , ओम प्रकाश , हेम राज रमेश 

कुमार विथ इक्वल 04 शेयर्स . सुनील कुमार 
अंड दिलीप कुमार विथ इक्वल 01 शेयर को 
शेयरर्स 

( ५८२ मिन ) 


सुभाष चंदर सोन ओफ लाल चांद 
( 582 मिन ) 


गवर्नमेंट ओफ जम्मू & कश्मीर 
( ६०८ मिन ) 


तीर्थ राम सोन ओफ अमर नाथ ब्राह्मण 
आर् / ओ देह 

( ६१५ मिन ) 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


7 


8 


9 


10 


11 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


18 


19 


गांव का नाम : कटवाल्ट 


401 


404 


478 


479 


569 


570 


577 


579 


583 


584 


585 


585 


587 


20 588 


21 590 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


अन्य 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


निजी 


सरकारी 


निजी 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


| एग्रीकल्चर 


| एग्रीकल्चर 


| एग्रीकल्चर 


| एग्रीकल्चर 


| एग्रीकल्चर 


| एग्रीकल्चर 


नॉन एग्रीकल्चर 


एग्रीकल्चर 


| एग्रीकल्चर 


| एग्रीकल्चर 


नॉन एग्रीकल्चर 0.039044 


एग्रीकल्चर 


0.2554578 


नॉन एग्रीकल्चर 


0.0935836 


एग्रीकल्चर 


0.108253 


0.2023428 


0.010276 


0.1264643 


0.1365814 


0.0303515 


एग्रीकल्चर 0.1542864 


0.0101171 


0.1644035 


0.0151757 


0.3111021 


0.517387 


संसार चांद सोन ओफ नसीबू को - शेयरर 
( ४०१ मिन ) 


नसीबू सोन ओफ अशु को शेयरर 
( ४०४ ) 


गिरधारी लाल सोन ओफ नसीबू 
( ४७८ मिन ) 


संसार चांद सोन ओफ नसीब चांद 
( ४७ ९ मिन ) 


राम सरण सोन ओफ रसीला को - शेयरर 

( ५६ ९ मिन ) 


चुनी लाल सोन ओफ दीनानाथ 

( ५७० मिन ) 


शहेरेआम 
( ५७७ मिन ) 


कालीदास सोन ओफ राम चांद वेंडी 

( ५७ ९ मिन ) 


अकबर सोन ओफ शफी , 1/2 शेयर , शरीफ 
सोन ओफ रमज़ान 1/2 शेयर मोची आर् / ओ 


( ५८३ मिन ) 

नसीबू सोन ओफ आसू 
( ५८४ मिन ) 


कालीदास सन ओफ रामचंद ( शामलात ) 

( ५८५ मिन ) 


कुलदीप सन ओफ पदम नाब ( ब्राह्मण ) 

( शामलात ) 

( ५८५ मिन ) 


3 


शशी पल , 

सतीश कुमार , राकेश कुमार सोन 

ओफ बिशन दस विथ इक्कल शेयर आर् / ओ देह 


इन रिफर्स ओफ म्यूटेशन नंबर 727 रिमांड 

केस . 

( ५८७ मिन ) 


गवर्नमेंट ओफ जम्मू & कश्मीर 

( ५८८ मिन ) 


गोरखू 1/2 शेयर , मोहन लाल , प्रीतम कुमार 
अंड विजय कुमार विथ इक्कल शेयर 1 / 2 


4 


22 


23 


24 593 


26 


25 594 


27 


28 


591 


29 


592 


30 


594 


595 


343 


344 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


निजी 


सरकारी 


अन्य 


निजी 


निजी 


गांव का नाम : सुद्धमहादेव 


सरकारी 


सरकारी 


सरकारी 


Underground सरकारी 


| एग्रीकल्चर 


नॉन एग्रीकल्चर 


नॉन एग्रीकल्चर 


| एग्रीकल्चर 


एग्रीकल्चर 


| नॉन एग्रीकल्चर 


नॉन एग्रीकल्चर 


नॉन एग्रीकल्चर 


0.3035142 


कुल 


0.2731628 


0.05838 


0.2213534 


0.5817356 


0.071175 


0.1365814 


0.147355 


अंडरग्राउंड टनल 27.6655 


33.6786226 


[ PART II— SEC . 3 ( ii ) ] 


शेयर . 

( ५ ९ ० ) 

| गोरखू 1/2 शेयर मोहन लाल विजय कुमार 

विथ इक्वल टो 1/2 शेयर को - शेयरर 

( ५ ९ १ ) 


गवर्नमेंट ओफ जम्मू & कश्मीर 

( ५ ९ २ मिन ) 


शामलात देह हसब रसाद 
( ५ ९ ३ ) 


बेली राम सोन ओफ दुदा 
( ५ ९ ४ मिन ) 


राम सरण 04 के -15 ऍम् , गोरखू 05 के -07 ऍम् , 

| मोहन लाल , विजय कुमार विथ इक्वल शेयर 
| 04 के -15 ऍम् को - शेयरर्स 

( ५ ९ ४ मिन ) 


गवर्नमेंट ओफ जम्मू & कश्मीर 

( ५ ९ ५ मिन ) 


गवर्नमेंट ओफ जम्मू & कश्मीर 

( ६२६/३४३ ) 


गवर्नमेंट ओफ जम्मू & कश्मीर 

( ३४४ मिन ) 


फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ( गवर्नमेंट ओफ जम्मू & 

कश्मीर ) 

( अंडरग्राउंड टनल ) 


[ फा . सं . NHIDCL / PMU - JMU / S - D Tunnel / LA / 2020-21 / 3D ] 

राजेश गुप्ता , निदेशक 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 

New Delhi , the 2nd February , 2023 

S.O. 496 ( E ) .– Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and 
Highways , S.O 934 ( E ) Dated 02.03.2022 , published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3 , 
Sub - section ( ii ) issued under sub - section ( 1 ) of section 3A of the National Highway Act , 1956 ( 48 of 1956 ) 
( hereinafter referred to as the said Act ) , the Central Government declared its intension to acquire the land specified in 
the Schedule annexed to the said notification for building ( Two / four - laning , etc. ) , maintenance , management and 
operation of NH - 244 on the stretch of land from Km . 0.000 to Km . 4.862 Sudhmahadev Dranga Tunnel and approach 
road in the district of Udhampur in the UT of Jammu & Kashmir . 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 

5 

And whereas the substance of the said notification has been published in " Daily Excelsior ( English ) ” and 
" Amar Ujjala ( Hindi ) ” both dated 13.03.2022 under sub - section ( 3 ) of section 3A of the said Act ; 


And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the 
competent Authority ; 


And whereas , in pursuance of sub - section ( 1 ) of section 3D of the said Act , the competent authority has 
submitted its report to the Central Government ; 


Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers 
conferred by the sub - section ( 1 ) of section 3D of the said Act , the Central Government hereby declares that the land 
specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 


And further , in pursuance of sub - section ( 2 ) of section 3D of the said Act , the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said Schedule shall 
vest absolutely in the Central Government , free from all encumbrances . 


SCHEDULE 

Brief description of the land to be acquired , with or without structure , falling within the NH - 244 on the stretch 
of land from Km . 0.000 to Km . 4.862 Sudhmahadev Dranga Tunnel and approach road in the district of 
Udhampur in the UT of Jammu & Kashmir . 


State : JAMMU & KASHMIR 

SI . 

No. 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


1 


Survey 
Number 


Taluk : Chenani 

Village : Bachhal 


580 


580 


582 


582 


608 


615 


401 


2 


404 


478 


Village : Katwalt 


Type of Land 


Private 


Private 


Private 


Private 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Government 


Private 


Private 


Private 


3 


Private 


District : UDHAMPUR 

Nature of 
Land 


4 


Agriculture 


Agriculture 0.3540999 


Agriculture 


Agriculture 


Non 
Agriculture 


Non 
Agriculture 


Agriculture 


Agriculture 


Area in 
Hectare 


Agriculture 


5 


0.7902341 


0.423795 


0.423795 


0.0278221 


0.0252929 


0.2554578 


0.0935836 


0.108253 


Name of the Land Owner / Interested 
Person 

Part Survey No. 
6 


akbar son of shaffi , Mohamad Shriff 
son of Ramzan ( Mochi ) 
580 min 


Sita Ram , 02K - 11M , Neeraj Kumar Son 
of Sita Ram 01 Kanal , through Gift 
Deed . Om Parksh 03K - 11M , Hem Raj 
03K - 10M , Romesh Kumar 03K - 11M , 
Sunil Kumar and Dilip Kumar 03K 
09M , Son of Kaka Ram Co - share . 
580 min 


Sita Ram , Om Parkash , Hem Raj 
Ramesh Kumar with equal 04 shares . 
Sunil Kumar and Dilip Kumar with 
equal 01 share co - sharers 

582 min 


Subash Chander Son of Lal Chand 
582 min 


Governement of Jammu & Kashmir 
608 min 


Tirth Ram Son of Amar Nath Brahmin 
R / o Deh 

615 min 


Sansar Chand Son of Nasibu Co - sharer 
401 min 


Nasibu Son of Ashu Co - sharer 
| 404 

Girdhari Lal Son of Nasibu 


6 


10 


11 


12 


14 


15 


13 577 


16 


17 


18 


19 


20 


21 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


479 


28 


569 


570 


579 


583 


584 


585 


585 


587 


588 


590 


591 


592 


593 


594 


594 


595 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


343 


Private 


Private 


Private 


Common 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Private 


Government 


Private 


Private 


Government 


Common 


Private 


Private 


Government 


Village : Sudhmahadev 


Government 


Agriculture 


Agriculture 


Agriculture 


Non 

Agriculture 


Non 
Agriculture 


Agriculture 


Agriculture 


Agriculture 


Agriculture 


Agriculture 


Non 
Agriculture 


Agriculture 


Agriculture 


Non 
Agriculture 


Non 
Agriculture 

Agriculture 


Agriculture 


Non 
Agriculture 


Non 
Agriculture 


0.2023428 


0.010276 


0.1264643 


0.039044 


0.1365814 


0.0303515 


0.0101171 


0.1644035 


0.1542864 


0.0151757 


0.3111021 


0.517387 


0.3035142 


0.2731628 


0.05838 


0.2213534 


0.5817356 


0.071175 


0.1365814 


[ PART II - SEC . 3 ( ii ) ] 


478 min 

Sansar Chand Son of Nasib Chand 
479 min 


Ram Saran Son of Rasila Co - sharer 
569 min 


Chuni Lal Son of Dinanath 

570 min 


Shahereaam 
577 min 


Kalidass Son of Ram Chand Vendee 
579 min 


Akabar Son of Shafi , 1/2 share , Sharif 
Son of Ramzan 1/2 share Mouchi R / o 
Deh 

583 min 


Nasibu Son of Aasu 

584 min 


Kalidas son of ramchand ( Shamlat ) 
585 min 


Kuldip son of padam naab ( Brahaman ) 
( Shamlat ) 

585 min 


Shashi Pal , Satish Kumar , Rakesh 
Kumar Son of Bishan Dass with equal 
share R / o Deh in refernce of mutation 
Number 727 remand case . 

587 min 


Governement of Jammu & Kashmir 
588 min 


Gorkhu 1/2 share , Mohan Lal , Pritam 
Kumar and Vijay Kumar with equal 
share 1/2 share . 

590 


Gorkhu 1/2 share Mohan Lal Vijay 
Kumar with equal to 1/2 share co - sharer 
591 


Government of Jammu & Kashmir 
592 min 


Shamlat Deh Hassab Rasad Khevat 
593 


Beli Ram son of Duda 

594 min 


Ram Saran 04K - 15M , Gorkhu 05K 
07M , Mohan Lal , Vijay Kumar with 
equal share 04K - 15M co - sharers 
594 min 


Government of Jammu & Kashmir 
595 min 


Governement of Jammu & Kashmir 
626/343 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


29 344 


30 Underground 


Government 


Government 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Non 
Agriculture 


Underground 
Tunnel 


TOTAL 


0.147355 


27.6655 


33.6786226 


Governement of Jammu & Kashmir 
344 min 


Forest Department ( Government of 
Jammu & Kashmir ) 

Underground Tunnel 


[ F. No. NHIDCL / PMU - JMU / S - D Tunnel / LA / 2020-21 / 3D ] 

RAJESH GUPTA , Director 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . MANOJ KUMAR 

VERMA 


7 


Digitally signed by MANOJ KUMAR 

VERMA 

Dale 202302031333 : 36 + 0530 ' 


